सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 श्रावण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 646 राँची, गुरुवार , 


8 अगस्त , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 


02 अगस्त, 2019 


संख्या-4 / स्था ०-पद०-02-01 /2018 का.- 6226-- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, आर्थिक 
अपराध शाखा, राँची के पत्रांक- 2757/CBI/ EOB/ Ranchi, दिनांक 16.07.2019 के आलोक 
में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को दिनांक 19.08.2019 
से एक माह की अवधि हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची में प्रतिनियुक्त किया 
जाता है : 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 8 अगस्त , 2019 
पदाधिकारी का नाम/ कोटि क्रमांक/ गृह 

वर्तमान पदस्थापन 
जिला 


क्र ० 


1 


श्री विधान चन्द्र चौधरी 713/ 03, गोड्डा 


संयुक्त सचिव , कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , 
झारखण्ड, राँची 


2 


श्रीमती नीरज कुमारी 808 सी /03, गया 


निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची 


3 


श्री पवन कुमार , 


कार्यपालक दण्डाधिकारी , राँची 


663/03, हजारीबाग 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिंह , 


अनिल 

कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 646 -- 50 


